सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 ज्येष्ठ , 19 3 8 ( श० ) 


संख्या 520 राँची, सोमवार , 


23 मई , 20 16 ( ई० 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


संकल्प 
17 मई , 2016 


संख्या:: 8/ आरोप- 09 / 2015 का . 4027-- चूँकि झारखंड राज्यपाल को ऐसा विश्वास 
करने का कारण है कि झारखंड सचिवालय सेवा के श्री राम प्रकाश मंडल , अवर सचिव, 
नगर विकास एवं आवास विभाग, संप्रति . कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , 
झारखंड, राँची द्वारा खान पर्षद , हजारीबाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का नगर 
विकास एवं आवास विभाग के अधीन नगर निकायों में समायोजन संबंधी संलेख प्रारूप 
के साथ संलग्न सूची में उपायुक्त , हजारीबाग द्वारा अनुशंसित 6 कर्मियों का नाम हटाते 
हुए उपायुक्त , हजारीबाग द्वारा गैर अनुशंसित 6 कर्मियों का नाम जोड़ने का आरोप प्रथम 
द्रष्ट्या प्रमाणित है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार 23 मई, 20 16 


2. श्री मंडल, अवर सचिव के विरूद्ध उक्त आरोपों के संदर्भ में संलग्न 
प्रपत्र . क में गठित आरोप की जांच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण 
एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 16 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने 
का निर्णय लिया गया है । 


3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री एहतेशामुल हक , 
विभागीय जांच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


4. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों 
के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए श्री चन्देश्वर राय , अवर सचिव , नगर विकास 
एवं आवास विभाग, झारखंड , राँची को उपस्थापन ( प्रस्तुतीकरण ) पदाधिकारी नियुक्त 
किया जाता है । 


अनु0 - यथोक्त । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अजय त्रिवेदी, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 5 2 0 - 50 । 


